SHOK 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 577 राँची, मंगलवार , 


16 जुलाई , 2019 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासानिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
22 अप्रैल , 2019 


संख्या -3 /पद-1( घ)-01/2019 का ० 3207-- अपर आयुक्त , सी.जी.एस.टी. एवं सीमा शुल्क पूणे क्षेत्र के पद 
पर पदस्थापित श्री संतोष कुमार वत्स IRS (C & CE-2005 ) की सेवा केन्द्रीय बोर्ड अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क , 
राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय , भारत सरकार से राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें अपने वेतनमान में विशेष सचिव , वाणिज्य कर विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

2. उक्त प्रतिनियुक्ति की अवधि 03 वर्षों की होगी एवं प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्त भारत सरकार के 
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापांक -6/8/ 2009- Estt.(Pay II) दिनांक 17.06.2010 के अनुरूप होगी। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


, 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 577 -- 50 


